निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
सरकार द्वारा प्रकाशित 


बिहार 


संख्या 46 


21 कार्तिक 1936 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

12 नवम्बर 2014 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


2-3 


भाग-1 — नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और 

अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग -1 - क — स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुर : स्थापित 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में 
उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
विधान मंडल में पुर :स्थापन के पूर्व 
प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससी o, 

बी ० ए ० , बी ० एससी० , एम ए ० , 
एम ० एससी० , लॉ भाग -1 और 2 . 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी ० एस ० ई ० , डीप ० - इन 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग- 7 - संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 


भाग- 8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर: स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ग – शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


--- 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग - 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश. 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


भाग-9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग - 3 — भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं 

और नियम, भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग -9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


4-4 


--- 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


--- 


2 


बिहार गजट , 12 नवम्बर 2014 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , 

शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


निगरानी विभाग 


: 


1 


4 


1 . 


श्री राम कृष्ण 


अधिसूचना 

5 नवम्बर 2014 
सं ० नि 0 वि0 स्था0-139 / 2013-5448 - सेवा निवृत्त पुलिस उपाधीक्षक स्तर के निम्नलिखित पदाधिकारियों को 
निगरानी विभाग , बिहार, पटना के निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में अनुबंध के आधार पर प्रथम दो वर्षों तथा अधिकतम उम्र सीमा 
65 वर्ष तक के लिए आवश्यकतानुसार एक - एक वर्ष के लिए सेवा का विस्तार उनके कार्यो के समीक्षोपरांत अनुबंधित शर्तों के 
आधार पर बिल्कुल अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है 
क्रमांक सेवा निवृत्त पुलिस 

स्थायी पता 

वर्तमान पता 
उपाधीक्षक का नाम 
2 

3 
पोद्दार 

ग्राम - कैथमा, पोस्ट - बदलपुरा , सी0-33 , पुलिस कॉलोनी, अनिसाबाद , 
जिला - बेगूसराय ( बिहार) । 

पटना-800002 
2. श्री शशि भूषण शर्मा 

फ्लैट नं0-304 सी ०, हरिराधा फ्लैट नं0-304 सी 0 , हरिराधा अपार्टमेन्ट , 
अपार्टमेन्ट , सरदार पटेल पथ, नार्थ सरदार पटेल पथ , नार्थ एस 0 के 0 पुरी, 
एस0 के 0 पुरी, बोरिंग रोड, 

बोरिंग रोड , 

पटना -800013 
पटना -800013 
3. श्री विजय कुमार श्रीवास्तव ग्राम - मिशिर बगहवाँ, थाना - भोरे , फ्लैट नं0-1 / 13, मधुबन हॉसिंग 
जिला - गोपालगंज (बिहार ) । 

कॉम्पलेक्स, लोहिया नगर, 

पटना -800020 
4. श्री विनय 

कुमार सिंह 

ग्राम - फटिकबारा , थाना - महनार, मकान नं0-351ए 0, रोड नं0–3 , जे 0 न्यू 

जिला- वैशाली (बिहार ) । पाटलीपुत्र कॉलोनी, पटना-800013 
5 . श्री तारणी प्रसाद यादव ग्राम + पोस्ट - मघैली बाजार , 

1, वेदनगर, रूकनपुरा , बेली रोड , 
थाना - शंकरपुर, जिला - मधेपुरा (बिहार ) । 

पटना -800014 
श्री मुन्ना प्रसाद 

महल्ला - जय प्रकाश चौक, घोसी टोला, उत्तरी कृष्णापुरी, सहजानन्द , 
वार्ड नं0-3, थाना भभुआ, जिला - कैमूर 

पटना -800013 

(बिहार ) । 
2. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग , बिहार, पटना के संकल्प संख्या -2804 दिनांक 29.03.2010 में निहित शर्तो 
के अधीन उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन में पेंशन की राशि घटाने के बाद जो राशि होगी वही मासिक मानदेय के रूप में 
अनुमान्य होगा । 

उपर्युक्त पदाधिकारीगण दिनांक 14.11.2014 तक अपना योगदान निगरानी विभाग , सूचना भवन, बेली रोड, पटना 
में निश्चित रूप से देंगे । 

4. उपर्युक्त पदाधिकारियों को योगदान देने के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 

5. योगदान देते समय राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत संलग्न प्रपत्र में एक अनुबंध पत्र पर उपर्युक्त पदाधिकारियों को 
हस्ताक्षर करना होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
चन्द्रशेखर नारायण, उप – सचिव । 


6 . 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


अधिसूचनाएं 

24 अक्तूबर 2014 
सं ० 02 – भा ० स्था 0 05 / 2006-3097 / प0 व0- श्री एस ०एस ० चौधरी, भा 0 व0 से0 ( 1984 ), मुख्य वन संरक्षक , कार्य 
नियोजना प्रशिक्षण एवं विस्तार, बिहार, पटना श्री आशुतोष, भा 0 व0 से0 ( 1988) के केन्दीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के फलस्वरूप 
अगले आदेश तक मुख्य वन संरक्षक , प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास, बिहार , पटना के रिक्त पद पर अतिरिक्त प्रभार में 


रहेंगे । 


बिहार गजट , 12 नवम्बर 2014 


3 


सं ० 02 - भावस्था 0 05 / 2006-3098 / प0 वo- श्री एस0 के0 सिंह, भा ० व0 से 0 (1984), क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, 
पटना अगले आदेश तक क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक , मुजफ्फरपुर के रिक्त पद पर अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

सं० 02 – भा ० स्था 0 05 / 2006-3099 / प0व 0 – श्री भारत ज्योति , भा ०व 0 से0 (1986), निदेशक , पारिस्थितिकी एवं 
पर्यावरण , बिहार , पटना श्री ए0 एन0 शरण , भा ० व0 से 0 (1985) के केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के फलस्वरूप अगले आदेश 
तक मुख्य वन संरक्षक ( आई0 टी 0) बिहार , पटना के रिक्त पद पर अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

रत्नेश झा , उप - सचिव । 


2014 


24 अक्तूबर 
सं ० 02 – भा ० स्था 0 05 / 2006-3100 / प ०व ० - श्री ए0 एन 0 शरण , भा ० व0 से0 (1985 ) को भारत सरकार पर्यावरण वन 
एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक -12026 / 13 / 2013 IFS -I दिनांक 17.09.2014 द्वारा पर्यावरण वन एवं जलवायु 
परिवर्तन मंत्रालय के अधीन राँची क्षेत्रीय कार्यालय में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर प्रतिनियुक्त किये जाने के 
फलस्वरूप उन्हें उक्त पद पर योगदान हेतु विरमित किया जाता है । 

श्री ए0 एन 0 शरण , भा ० व० से0 मुख्य वन संरक्षक ( आई0 टी 0), बिहार , पटना अपने पद का प्रभार श्री भारत ज्योति , 
भा ० व0 से0 (1986), निदेशक , पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण , बिहार , पटना को सौंपकर विरमित होंगे । 

सं० 02 - भावस्था0 05 / 2006-3101 / प0 व0 - श्री आशुतोष भा ० व0 से0 (1988) को भारत सरकार पर्यावरण वन एवं 
जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक -12026 / 11 / 2013 IFS-I दिनांक 10.09.2014 द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन 
मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण दक्षिण अंचल, बंगलोर में क्षेत्रीय निदेशक के पद पर प्रतिनियुक्त किये जाने के 
फलस्वरूप उन्हें उक्त पद पर योगदान हेतु विरमित किया जाता है । 

श्री आशुतोष, भा ० व० से0 मुख्य वन संरक्षक प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास , बिहार , पटना अपने पद का प्रभार 
श्री एस० एस० चौधरी, भा ०व 0 से0 ( 1984), मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना प्रशिक्षण एवं विस्तार, बिहार, पटना को सौंपकर 
विरमित होंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

रत्नेश झा , उप – सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 34-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


4 


बिहार गजट , 12 नवम्बर 2014 


भाग -9 ( ख ) 


निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय , सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 
सं ० 1802 — मैं अशोक कुमार, पिता- राजेन्द्र प्रसाद यादव , पता - एस.डी.ओ. रोड , थाना -नगर, हाजीपुर ( वैशाली ) का 
निवासी हूँ । मेरा पुत्र आर्ष यादव शपथ पत्र संख्या -24078/4-10-14 से अब आर्ष वेदान्ता के नाम से जाना और पहचाना जाएगा । 


। 


अशोक कुमार । 


सं ० 1796 — मैं मनोज कुमार, पुत्र - श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह , उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम भभुवा, वार्ड नं०-12 , जिला - कैमुर 
( बिहार ) भविष्य में सभी प्रयोजनों के लिये अपना नाम मनोज कुमार पटेल कर दिया है । शपथ पत्र संख्या 1210 दिनांक 21.08. 


2014 । 


मनोज कुमार 


No.- 1795 — I Kumar Utkarsh, S / o Sunil Kumar, R/ o Sarmera ( Nayagarh), P.O.- Sermera, 
Distt.- Nalanda , declare from here by onwards will be known as Utkarsh Kashyap affidavit 
No.14047 dated 23-09-2014 . 

KUMAR UTKARSH . 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 34-571 + 10 - डी टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


